tfttoo 


21 


REGISTERED NO. D . 221 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

241.7 II --UE 3--39-* ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


AS 409 ] The farat, preferate, FFTT 14, 1972/ TIL 23, 1894 
No. 499 ] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14 , 1972 /BHADRA 23, 1894 


- - 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part in order that it may be Aled 

as a separate compilation 


DEPARTMENT OF CULTURE 

(Copyright omice ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th September 1972 


$ . 0 , 597 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Copy 
right Act , 1957 ( 14 of 1957 ), the Central Government hereby reconstitutes the 
Copyright Board consisting of : 

Chairman 
1. Justice Hardayal Hardy , Retired Chief Justice of Delhi High Court. 

Members 
2. Shri C . B . Rao, Retired I. C .S ., Vice - Chancellor. Agra University, Agra . 
3. Shri Desh Deepak , Member Oficial Language (Legislative ) Commission . 

4. Shri S. V . H . Pagare, Secretary Law , Government of Maharashtra . 
The Chairman and members shall hold office for a term of four years com 
mencing from 23rd September , 1972 . 

[No. F , 4 -7 / 71- C .O .] 
KANTI CHAUDHURI, Jt. Secy . 
( 1633 ) 


1634 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 ( 11)] 


संस्कृति विभाग 


( कापीराइट कार्यालय ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 14 सितम्बर 1972 


एस० प्रो० 597 ( अ ) . - - कापीराइट अधिनियम , 1957 ( 1957 का 14वां ) की 
धारा 11 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने हुए , केन्द्रीय सरकार एसहारा कापीराइट बोर्ड 
का पुनर्गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे : - - 

1. न्यायमूर्ति ह्रदयाल हार्डी, 

दिल्ली उच्च न्यायालय 
के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति । 

प्रध्यक्ष 
2. श्री सी० बी० राव , सेवानिवृत्त प्राई० सी० एस०, उप-कुलपति , 
आगरा विश्वविद्यालय , प्रागरा । 

सदस्य 
3. श्री देश दीपक , 

सदस्य - राजभाषा , 
( वैधानिक ) प्रायोग । 

सदस्य 
4. श्री एस० वी० एच० पगाड़े , 

विधि सचिव , 
महाराष्ट्र सरकार । 

सदस्य 
अध्यक्ष और सदस्य 23 सितम्बर , 1972 से चार वर्षों की अवधि के लिए पदधारी रहेंगे । 

[ संख्या एफ० 4- 7/ 71-~- सी० प्रो० ] 

कान्ति चौधरी, संयुक्त सचिव । 


- 


PRINTEI) BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , 
NEW DILHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS , DELHI , 1972 


